निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 474 ) 


21 आषाढ 1932 ( श ) 
पटना, सोमवार , 12 जुलाई 2010 

गृह (विशेष) विभाग 


अधिसूचना 

7 जुलाई 2010 
सं0 एल /एच0जी0 - 1 52 5/ 2002 - 8068 — बिहार गृह रक्षा वाहिनी के निम्नांकित जिला समादेष्टा 
को स्तम्भ (4) में उल्लिखित कार्यालय में , योगदान की तिथि से पदस्थापित किया जाता है; 
क्र० पदाधिकारी का नाम 

पदस्थापन कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार 
नाम 

के जिला का नाम 


पदनाम 


जिला समादेष्टा 


श्री जगन्नाथ शर्मा | नव - प्रोन्नत जिला 

समादेष्टा 


कार्यालय, गया । 


2 


| 


श्री नजीरूल हक 


बक्सर 


नव - प्रोन्नत जिला 
समादेष्टा 


किशनगंज 


जिला समादेष्टा 
कार्यालय , भोजपुर 
जिला समादेष्टा 
कार्यालय , कटिहार 
जिला समादेष्टा 
कार्यालय, दरभंगा 


3 श्री देवेन्द्र कुमार सिंह नव -नियुक्त जिला 

समादेष्टा 
4 | श्री हरेन्द्र कुमार सिंह | नव -नियुक्त जिला 

समादेष्टा 
5 श्री आमिर इसरार । जिला समादेष्टा , 

नालंदा 


X 


नवादा 


बिहार गजट ( असाधारण ), 12 जुलाई 2010 
( 2 ) उपरोक्त जिला समादेष्टागण नाम के सामने स्तम्भ - 5 में उल्लिखित जिलों के अतिरिक्त प्रभार 
में रहेंगे । 

( 3) जिला समादेष्टागण पदस्थापन कार्यालय में योगदान करते हुए विभाग को शीघ्र प्रतिवेदित 
करेंगे । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

मो0 सउद , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 474-571 + 25 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic. in 


